निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


YON 


सत्यमेव जयते 


बिहार 

गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 


अग्रहायण 1941 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 1345 ) पटना , शुक्रवार , 20 दिसम्बर 2019 


वित्त विभाग 


7 


14 


अधिसूचना 

19 दिसम्बर 2019 
सं ० सं०-1 / स्था ०( ले० से ०) -01 / 2019-10132 / वि ० -- बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा लेखा पदाधिकारी 
प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं०-03 / 2015) के आधार पर बिहार लेखा सेवा के अंतर्गत लेखा पदाधिकारी के पद पर 
नियुक्ति हेतु 100 अनुशंसित उम्मीदवारों में से 9( नौ ) अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद भी 
अबतक वित्त विभाग में योगदान समर्पित नहीं किया गया है , जो निम्न प्रकार है: 
क्र ० 

मेघा क्रमांक 
नाम 

रौल नं ० 
1 श्री अरूणोदय पाण्डेय , 

208013 
2 श्री उपेन्द्र ठाकुर , 

214443 
3 श्री संतोष कुमार, 

203822 

29 
4 श्री नवलेश कुमार रजक, 

203563 

50 
5 श्री शैलेश प्रसाद , 

215306 

81 
6 श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा, 

201226 

82 
7 श्री रंजन कुमार गुप्ता, 

215643 

98 
8 श्री बिदुर भारती, 

210204 

104 
9 श्री राजेश कुमार पासवान , 

206365 

140 
अतः वर्णित स्थिति में उपरोक्त ( नौ ) अनुशंसित अभ्यर्थियों के योगदान नहीं करने के कारण उम्मीदवारी रद्द 
की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

नीलम चौधरी, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1345-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


